निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 77 ) 


2 माघ 1934 ( AO ) 
पटना, मंगलवार, 22 जनवरी 2013 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


। 


। 


। 


आदेश 

16 नवम्बर 2012 
सं0 2 / य. 1 - 14 / 2007 ( खण्ड ) 292 - 3921 — विभागीय आदेश संख्या - 97 दिनांक 16.05.12 ( ज्ञापांक 1493 
दिनांक 16.05.12. ) को संशोधित करते हुए राज्य के कलाकारों को चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के क्षेत्र में बिहार कला 
पुरस्कार प्रदान करने हेतु निम्नप्रकार अनुशंसा समिति का गठन किया जाता है: 

1. सचिव / प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष 
2. अध्यक्ष, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना । 

सदस्य 
अध्यक्ष , बिहार ललित कला अकादमी, पटना । 

सदस्य 
4. निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, कला संस्कृति एवं युवा विभाग 

सदस्य सचिव 
5. निदेशक , उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना 

सदस्य 
श्री परवेज अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी 

सदस्य (थियेटर निदेशक ) 
श्री अवधेश अमन, पटना 

सदस्य ( ख्यात कला समीक्षक ) 
8. श्री शिवन पासवान,(मिथिला पेंटिंग्स ) मधुबनी 

सदस्य ( अनु0 जा0 ) 
9. श्रीमती शोभना नारायण,(कथक ) दिल्ली 

सदस्य ( महिला क0 ) 
__ उपरोक्त समिति वित्तीय वर्ष 2012 - 13 के लिए बिहार कला पुरस्कार हेतु राज्य की विभिन्न विधा के कलाकारों 
के नाम की अनुशंसा करेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

महेश्वर प्रसाद सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


। 


Nल 
+ 
oo 


। 


। 


। 


। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 77 -571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


